. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 आषाढ़ 1936 ( श०) 
संख्या 346 राँची , सोमवार 

21 जुलाई , 2014 ( ई० ) 


आपदा प्रबंधन विभाग । 


संकल्प 
3 जुलाई, 2014 


संख्या- 1034 -- आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के द्वारा राज्य के गैर सरकारी संस्थानों / स्वंयसेवी 
संस्थाओं के जिलावार सूचीकरण हेतु आवेदन के संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं । 

राज्य के गैर सरकारी संस्थानों/ स्वंयसेवी संस्थाओं के जिलावार सूचीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार 
हेतु विभागीय चयन समिति निम्नवत् रूप से गठित की जाती है: 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


1. प्रधान सचिव , आपदा प्रबंधन विभाग 

समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि 
3. कला, संस्कृति एवं खेलकूद युवा विभाग के प्रतिनिधि 

गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि 
वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि 
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि 
डी . जी ., अग्निशमन सेवा एवं होमगार्डस, झारखण्ड, राँची 

के प्रतिनिधि 
___ वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 21 जुलाई , 2014 
9. नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि 
10. संबंधित जिला के उपायुक्त के प्रतिनिधि 
11. संबंधित अवर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग , 

झारखण्ड, राँची 
12. राज्य परियोजना पदाधिकारी, यू. एन . डी . पी ., जी . ओ. आई .- यू. एन. डी. पी . 

आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची 


सदस्य सचिव 


सदस्य 


उपर्युक्त विभागीय चयन समिति प्राप्त आवेदन प्रस्तावों का प्रकाशित सूचना के आलोक में मूल्यांकन करते हुए 
अपनी अनुशंसा विभाग में समर्पित करेगी ताकि विभागीय स्तर से समुचित कार्रवाई की जा सके । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


गोपाल सिंह , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 346 - 50 | 


